रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


st.. OMG 


s: 


i 


की 


4 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 204 ] 
No. 204 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 7 , 2019 / ज्येष्ठ 17 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019 / JYAISTHA 17 , 1941 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

शुद्धिपत्र 
(मार्च, 2019 के 29 वें दिन पारित ) 

मुंबई, 7 मई , 2019 

गणपूर्ति 
(i). श्री टी . एस . बालसुब्रमनियन , सदस्य ( वित्त ) 
( ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य ( आर्थिक ) 


सं . टीएएमपी /79/ 2018-विविध . - इस प्राधिकरण ने 18 जनवरी , 2019 को आयोजित 164वीं बैठक में महापत्तन 
न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण के लिये महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति , 2018 को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी 
दिशानिर्देश अधिसूचित करने हेतु प्रारूप अधिसूचना के साथ कार्यसूची टिप्पणी का अनुमोदन किया । उक्त कार्यकारी 
दिशानिर्देश भारत के राजपत्र, असाधारण , ( भाग III, खण्ड 4) में 30 जनवरी , 2019 के राजपत्र संख्या 29 में अधिसूचित 
हुये । उन्हे हमारे 04 फरवरी , 2019 के पत्र के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को संसूचित किया गया । 


2. 1. यह पाया गया है कि महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति , 2018 को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचित 
कार्यकारी दिशानिर्देशों में गलती से कुछ अशुद्धियां रह गयीं । 

2.2. उक्त को देखते हुये, अशुद्धियों का ब्योरा और उनके सुधार का विस्तृत ब्योरा निचे दिया गया है: 


2795 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


TE ( ) (1.0385 ) 


(1.0345 ) होगाकये जाने वाले 


क्रम महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण जैसा अधिसूचना में है नीचे दिये गए अनुसार पढ़ा जाये 
संख्या 

नीति , 2018 को कार्यान्वित करने 
के लिए कार्यकारी दिशानिर्देशों का 

संदर्भ 
महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क | वर्ष 4 के लिए 100 % की दर से लागू वर्ष 4 के लिए 100 % की दर से लागू 
निर्धारण के लिये महापत्तन न्यास थोक मूल्य सूचकांक का एआरआर में थोक मूल्य सूचकांक का एआरआर में 
प्रशल्क नीति , 2018 के अंतर्गत | सूचकांकन उदाहरणार्थ यदि वर्ष 4 | सूचकांकन उदाहरणार्थ यदि वर्ष 4 
वार्षिक राजस्व अपेक्षा के परिकलन 

| 2018 -19 है तो लागू थोक मूल्य 2018-19 है तो लागू थोक मूल्य 
का फार्म1 का क्रमांक 8 

सूचकांक @ 3. 85 % और वर्ष 4 का सूचकांक @ 3. 45 % और वर्ष 4 का 
सूचकांकित एआरआर ( 7)*( 1.0385 ) सूचकांकित 

एआरआर 
होगा । 
क्रमांक क 3 खंड 3. 2 में प्रस्ताव को 

प्राधिकरण को दायर किये जाने वाले प्राधिकरण को दायर किये जाने वाले 
दायर और संसाधन की प्रक्रिया 

महापत्तन न्यास दरमान का प्रारुप | महापत्तन न्यास दरमान का प्रारुप 
कार्यनिष्पादन मानकों सहित | कार्यनिष्पादन मानकों सहित 
महापत्तन न्यास अपनी वेबसाइट पर महापत्तन न्यास अपनी वेबसाइट पर 
प्रकाशित करेगा और 15 दिन के प्रकाशित करेगा और 15 दिन के 
भीतर पत्तन तथा प्राधिकरण का ई - भीतर पत्तन तथा प्राधिकरण का ई 
मेल का पूरा पता संबंधित मेल का पूरा पता संबंधित 
हितधारक/ प्रयोक्ता की टिप्पणी के हितधारक / प्रयोक्ता की टिप्पणी के 
लिए देगा । महापत्तन न्यासों द्वारा लिए देगा । महापत्तन न्यासों द्वारा 
संबंधित प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठनों को संबंधित प्रयोक्ता/ प्रयोक्ता संगठनों 
भी सूचित किया जाएगा । इसके साथ को भी सूचित किया जाएगा । इसके 
साथ महापत्तन न्यास , इसे लागत साथ साथ महापत्तन न्यास, इसे वेब 
प्रपत्र में डालने की तारीख के 3 दिन साईट पर डालने की तारीख के 3 
के भीतर , कार्य निष्पादन मानकों दिन के भीतर , कार्य निष्पादन 
सहित , प्रस्तावित दरमान, इन मानकों सहित , प्रस्तावित दरमान , 
कार्यकारी दिशानिर्देशों के साथ संलग्न इन कार्यकारी दिशानिर्देशों के साथ 
लागत प्रपत्र में प्राधिकरण को भी संलग्न लागत प्रपत्र में प्राधिकरण 
प्रस्तुत करेगा । 

को भी प्रस्तुत करेगा । 


टी . एस. बालसुब्रमनियन , सदस्य ( वित्त ) 

[विज्ञापन -III / 4/ असा./ 89/ 19] 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

CORRIGENDUM 
(Passed on this 29th day of March 2019) 


Mumbai, the 7th May, 2019 


QUORUM 


(i). Shri. T. S . Balasubramanian, Member ( Finance ) 
(ii). Shri Rajat Sachar,Member (Economic ) 


[ TT III - 05 47 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


No. TAMP/79 /2018 /Misc . — This Authority in its 164th meeting held on 18 January 2019 has approved the Agenda 
note along with draft Notification to notify the Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy for Major Port 
Trusts , 2018 for determination of tariff for Major Port Trusts . The said Working Guidelines has been notified in the 
Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4 ) on 30 January 2019 vide Gazette No. 29 which was communicated to 
all Major Port Trusts vide our letter dated 04 February 2019 . 

2 .1. It has been noticed that inadvertently, some errors have crept in the notified working guidelines to 
operationalize the Tariff Policy for Major Port Trusts , 2018 . 

2 .2 . In view of the above , the details of the errors and the correctionsmade are detailed below : 


SI. 


No. 


2 


Reference to the Working | As appeared in the Notification Tobe read as given below 
Guidelines to operationalize the 
Tariff Policy for Major Port Trusts, 
2018 
Form 1 of Computation of Annual Indexation in the ARR @ 100 % | Indexation in the ARR @ 100 % of 
Revenue Requirement under Tariff of the WPI applicable for the year the WPI applicable for the year Y4 
Policy , 2018 for determination of Y4 for example , if Y4 is 2018 - 19 , for example , if Y4 is 2018 - 19 , 
Tariff for Major Port Trusts at Sr. then the applicable WPI is 3. 85 % then the applicable WPI is 3 .45 % 
No. 8 

and the indexed ARR for the year and the indexed ARR for the year 
Y4 will be (7 ) x 1.0385 ). 

Y4 will be (7 ) x 1.0345 ). 
Procedure for filing and processing The Major Port Trusts shall host The Major Port Trusts shall host 
the proposal at Clause 3 .2 . of Sr. No. the entire proposal to be filed the entire proposal to be filed 

before TAMP in its website and before TAMP in its website and 
give the designated email address give the designated email address 
of Port as well as TAMP for of Port as well as TAMP for 
comments of relevant stakeholder / comments of relevant stakeholder / 
users within 15 days time. This users within 15 days time. This 
will also be intimated by the Major will also be intimated by the Major 
Port Trust to the concerned users/ Port Trust to the concerned users / 
user organisations . user 

organisations. 
Simultaneously, the Major Port Simultaneously, the Major Port 
Trusts should file the SOR along Trusts should file the SOR along 
with the proposed Performance with the proposed Performance 
Standards to TAMP within 3 days Standards to TAMP within 3 days 
from the date of its hosting in the from the date of its hosting in the 
cost formats attached to this website alongwith cost formats 
Working Guidelines. 

attached to this Working 
Guidelines . 


T . S . BALASUBRAMANIAN , Member ( Finance ) 

[ADVT.-III/4 /Exty./89 /19 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date: 2019 .06 . 10 
KUMAR 20 :00 :32 + 05 30 


ALOK 


